सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


14 वैशाख, 1940 ( श०) 


संख्या- 474 


राँची, शुक्रवार 


4 मई , 2018 ( ई० ) 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 
18 अप्रैल, 2018 


संख्या- 01 / सा स्था०-12/ 2018 न०वि०आ०-2132-- श्री राजीव कुमार मिश्रा ( झा०प्र०से० ), जो 
नगर विकास एवं आवास विभाग में पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत हैं, को कार्यपालक पदाधिकारी, दुमका 
नगर परिषद के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 
2. यह आदेश तत्कालीक प्रभाव से लागू होगा | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


राहुल कुमार, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 474 -- 50 


